रजिस्ट्री संडीएल -33004/97 


___ REGD. NO. D.L.-33004/ 97 


17 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I -- खण्ड । 
PARTI- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 45 ] 
No. 45 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 13, 1997 / फाल्गुन 22, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY,MARCH , 13 , 1997/PHALGUNA 22, 1918 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं.- 403 ( पी . एन )/ 92 - 97 

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1997 
विषय : इंजीनियरी उत्पाद निर्यात ( लोहा और इस्पास मध्यवर्ती की प्रतिपूर्ति ) स्कीम - मानदण्डों का निर्धारण । 


फाइल संख्या 3 / 117 / 93 / आईपीसी -II.. - उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 अगस्त, 1996 की सार्वजनिक सूचना संख्या. 366 ( पी. एन. )/92 
97 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । 

2. उक्त सार्वजनिक सूचना में , इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक क में यथा उल्लिखित समुचित स्थानों पर त्रुटि सुधार/ संशोधन किए 
जायेंगे । 

3. उपर्युक्त स्कीम की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त मानदण्ड इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक " ख " में अधिसूचित किए 
जाते हैं । 
इसे लोक हित में जारी किया जाता है । 

एस . बी . महापात्र , विदेश व्यापार महानिदेशक 


सार्वजनिक सूचना संख्या 403 
दिनांक 13 - 3 - 97 
का अनुलग्नक " क " 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


संशोधन/ शुद्धियों 
संशोधन/ शुद्धियाँ - - - - - 

( 3 ) 
" भाग ख " संशोधित करके " भाग क " के तौर पर पढा जाएगा । 


क्रमांक सन्दर्भ 
( 1 ) ( 2 ) 

सार्वजनिक सूचना संख्या 
366 दिनांक - 14/ 8/96 

पैरा - 3 का अंतिम वाक्य 
2. सार्वजनिक सूचना संख्या 

366, दिनांक - 14 - 8 - 96 
क्रमांक - 1 


1. मद संख्या 4क ( 1 ) के तौर पर दी गई मदें " कोरड वायर्स / लम्पस/ केल्शियम सिलीसाइड के 

पाउडर " को मद संख्या 4( ख )( 2 ) के बाद 4( ख ) ( 3 ) के तौर पर रखा जाएगा । इसके परिणाम 
स्वरूप, मद संख्या- 4क ( 2 ) और 4. क ( 3 ) की संख्या बदलकर क्रमश: 4. क ( 1 ) और 4. क ( 2 ) हो 
जाएगी । 


रसंख्या भाव केबाद बस ) कौर पर रखा जाएगा।इसके परिणाम . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I -- SEC . I 


3. सार्वजनिक सूचना संख्या 

366 , दिनांक - 14 - 8 - 96 
क्रमांक - 2 


2. मद संख्या - 5 ( 9 ) के तौर पर दी गई मद " कास्टिंग पाउडर " को " उपभोण्य शीर्षक के तहत 

मद संख्या- 3( 8 ) के तौर पर रखा जाएगा । 
मद संख्या - 4 क ( 1 ) के तोर पर दी गई मदें कोरड वायर्स / लम्पस / केल्शियम सिलीसाइड का 
पाउडर " को मद संख्या - 4 ( ख ) ( 2 ) के अधीन दी गई मदों के अन्त में 4 ( ख ) ( 3 ) के तौर पर 
रखी जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप, मद संख्याएं 4. क ( 2 ) और 4. क ( 3 ) की संख्या बदल कर 
क्रमश: 4. क ( 1 ) और 4. क ( 2) हो जाएगी । 
शीर्षक रिफ्रेक्टरीज के अधीन मद संख्या- 7 ( 8 ) के तौर पर दी मद " कास्टिक पाउडर " को शीर्षक 
" उपभोण्य " के अधीन मद संख्या- 5 ( 8 ) के तोर पर रखा जाएगा । 


4. सार्वजनिक सूचना संख्या 

366, दिनांक - 14 - 8 - 96 
क्रमांक - 3 


- 


- 


( 3 ) 


( 6 ) 


सार्वजनिक सूचमा संख्या 403 
दिनांक 13 -3 - 97 

का अनुलग्नक " ख " 
क्रमांक निर्यात मद 

आयात मद 

मूल्य परविर्धन 
नाम 

मात्रा नाम 

मात्रा 
(1 ) ( 2) 

( 4 ) 

( 5 ) 
1. हॉट रोल्ड/ नॉन अलाय/ अलाय/ स्टेनलेस 1000 कि . ग्रा . ( क ) संवेदनशील मदें 

शुन्य 
स्टील प्लेट्स / शीट्स/स्ट्रिप्स / कायल्स 

( ख ) प्रमुख निषिष्टयाँ 
( 1 ) नान - अलाय/ अलाय/ स्टेनलेस स्टील 
इन्गॉट्स 

या 
नान - अलॉय/ अलॉय/स्टनलेस स्टील 

स्लैब उपभोण्यः 
( 2 ) रोलिंग मिल रोल्स 

( 3 ) स्टील शॉट्स 
टिप्पणी : 
1 . समूह ख ( 2 और 3 ) में शामिल उपभोज्यों की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के तहत दी जाएगी । 
2. लाइसेंस धारक की फैक्टरी में प्रतिस्थापित पूंजीगत माल के रख -रखाव के लिए आवश्यक कल- पुर्जी की अनुमति लाइसेंस के लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य 

के 5 % तक दी जाएगी और यह वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगी । 
3. इन्गोट्स/स्लैबों के आयात का ग्रेड वही होगा जो निर्यात उत्पाद का ग्रेड है । 
4. शीट्स / स्ट्रीप्स / कायल्स के लिए मूल्य परिवर्ध 60 % और प्लेट के लिए 50 % है । 
( 1) (2) 

(3) ( 4 ) 

__ 5 ) 6 
2 . स्टेनलेस स्टील कोल्ड रोल्ड शीट्स /स्ट्रिप्स / 1000 ( क ) संवेदनशील मदें 
वाइड कायल्स 

( ख ) प्रमुख निविष्टियों 
( 1 ) हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील वाइड 
कार्यल्स/स्ट्रिप्स 

या 
स्टेनलेस स्टील स्लैब्स उपभोज्य 
( 2 ) पी वी सी सरफेस प्रोटेक्शन फिल्म 
( 3 ) स्टील शाट्स 
( 4 ) क्राफ्ट इन्टर लीचिंग पेपर 

( 5 ) डिटामेक्स अर्थ 
टिप्पणी : 
1. ग्रुप बी ( 2 से 5 ) में शामिल उपभोग्य वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन अनुमत हैं । 
2. लाइसेंस धारक की फैक्टरी में स्थापित पूंजीगत माल के रख -रखाव के लिए अपेक्षित कल- पुर्जे लाइसेंस के समग्र लागत - बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर 

लाइसेंस के लागत - बीमा - भाड़ा मूल्य के 5 % तक अनुमत है और वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होंगे । 
3. प्रमुख निविष्टि की वैकल्पिक मद ख ( 1 ) केवल उन्हीं निर्याताकों को अनुमत होगी जिनके पास कैप्टिव हॉट रोलिंग की सुविधा है । 


शून्य 


30 % 


- 


- 


( 4711 - tu I ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 403 (PN ) /92 - 97 

New Delhi, 13th March , 1997 


Subject : Engineering Products Export (Replenishment of Iron and Steel Intermediates) Scheme -- Fixation of norms. 


F. No. 3/ 117/93 /IPC - L - - Attention is invited to Public Notice , No . 366 (PN )/ 92 - 97 , dated 14th August, 1996 on the above 
subject . 

2 . In the said Public Notice , Corrections/ Amendments at appropriate places as mentioned in Annexure “ A ” to this Public 
Notice shall be made. 

3 . Additional norms for availing the facility of above scheme are notified as per Annexure " B " to this Public Notice. 
This issues in public interest. 


S . B .MAHOPATRA , Director General of Foreign Trade 


Annexure " A " to 
Public Notice No. 403 
Dated 13- 3 -97 


AMENDMENTS CORRECTIONS 


Sl. No . 


Reference 


Amendments/ Corrections 


1. 


" Part B " shall be corrected to read as “ Part A " . 


Public Notice No. 366 
dated 14 - 8 - 96 
Para 3 Last sentence 
Public Notice No. 366 
dated 14 - 8 - 96 
SI,No. 1 


3. Public Notice No. 366 

dated 14 -8 -96 
Sl. No. 2 


1. The items“ Cored Wires/Lumps/Powder of Calcium Şilicide (CaSi)” appearing as 

item No. 4. a (i) shall be placed at the end of the item under item No. 4 (b )(ii) as 
4 (b )( ii). Consequently, the item Nos. 4 .a (ü ) and 4 . a (ii ) shall be renumbered as 4 .a (i) 

and 4 . a(ü ) respectively . 
2. The iterns " Casting Powder " appearingas itern No. 5 (ix ) shall be placed as item No. 

3 ( viii) under the heading “ Consumables” . 
The items" Cored Wires /Lumps/Powder of Calcium Silicide (CaSi)" appearing as item 
No. 4 , a (i) shall be placed at the end of the item under item No. 4 (b )( ii ) as 4 (b ) (iii). 
Consequently , the item Nos. 4 . a (ii) and 4 . a ( iii) shall be renumbered as 4 . a (i) and 4 .a 
( ii ) respectively. 
The item " Casting Powder” appearing as item No. 7 (viii ) under the heading Refractories 
shall be placed as item No. 5 ( viii ) under the heading of " Consumables" . 


4 . 


Public Notice No. 366 
dated 14 -8 - 96 
SI,No. 3 


Annexure " B " to 
Public Notice No. 403 
Dated 13 - 3 - 97 


SI 


limport Item 


Qty . 


Name 


Qty. 


Value 
Addition 
(6 ) 


Export Item 
No . Name 
(1) (2) 
4 . Hot Rolled /Non -Alloy/ Alloy / 

Stainless Steel Plates /Sheets/ 
Strips/ Coils 


1000 kgs 


(A ) Sensitive items 

NIL 
(B ) MAJOR INPUTS : 
(1) Non - Alloy / Alloy/ Stainless Steel Ingots 

RR 
Non - Alloy /Alloy /Stainless Steel Slabs 

Consumables 
(2 ) RollingMill Rolls 
(3) Steel Shots 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


+ 


[PART | - - Sec . I] 


1 


1. Consumables covered by Group B (2 & 3) are allowed with actual use condition . 
2 . Spares required for maintenance of capital goods installed in licencee s factory are allowed upto 5 % of the CIF value of the 

licence and shall be subject to actual user condition . 
3 . Import of Ingots/slabs shall be of same grade as that of the grade of the export product. 
4. Value addition is 60 % for sheets/strips/coils and 50 % for plate . 


Import Item 


Vahe 


Oty . 


Qty. 


Addition 


Export Item 
No. Nane 
(1) (2 ) 
5. Stainless Steel Cold Rolled Sheets/ 

Strips /Wide Coils 


Name 

(4 ) 


1000 


NIL 


30 % 


( A ) Sensitive itcın 
(B ) MAJOR INPUTS 
( 1) Hot Rolled Stainless Steel Wide 

Coils /Strips 


R 


Stainless Steel Slabs 

CONSUMABLES 
(2 ) PVC Surface Protection film 
(3 ) Steel Shots 
(4) Kraft Inter leaving paper 

(5) Ditamacous Earth 
Note : 
1. Consumables covered by Group B (2 to 5 ) are allowed with actual user condition . 
2. Spares required for maintenance ofcapital goods installed in licencee s factory are allowed upto 5 % of the CF value of the 

licence within the overall CIF value of the licence and shall be subject to actual user condition . 
3. Thc alternative item B ( 1 ) of major input shall be allowed only to those exporters who have captive hot rolling facility . 


- 


- 


- 


Pruled by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


